निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 654 ) पटना , सोमवार , 6 सितम्बर 2010 


पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 


__ अधिसूचना 

13 जुलाई 2010 
सं0 6 / बी0सी0डी0सी0 - 05 / 2005 - 1077 - कल्याण विभागीय अधिसूचना संख्या 4203, दिनांक 09 
सितम्बर 2004 द्वारा बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के निदेशक पर्षद का गठन किया गया 
था । उक्त अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप तत्काल गैर - सरकारी सदस्यों को छोडकर सिर्फ 
सरकारी सदस्यों से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम , पटना के निदेशक पर्षद का निम्नरूपेण 
पुनर्गठन किया जाता है: 
1 प्रधान सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 

अध्यक्ष 
2 प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग , पटना 

सदस्य 
3 प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , पटना 

सदस्य 
4 प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना । 

सदस्य 
5 प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम 

सदस्य 
6 निदेशक, अनु० जाति एवं अनु0 जन - जाति , कल्याण विगाग , पटना । 

सदस्य 
7 प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास निगम , पटना । 

सदस्य 


विभागीय अधिसूचना संख्या 2382, दिनांक 27 जून 2001 द्वारा अधिसूचित 3 गैर - सरकारी सदस्यों के 
मनोनयन पर अलग से निर्णय लिया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 654 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


